निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार 

गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 पौष 1935 ( श ० ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 2 जनवरी 2014 


( सं ० पटना 4 ) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 


4 अक्तूबर 2013 


सं 0 22 / नि ० सि ०( सम0) -02-1012 / 96 / 1242 – श्री सुरेश नन्दन सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, 
जल निस्सरण प्रमण्डल, मंझौल के विरूद्व मुख्य अभियन्ता , समस्तीपुर के प्रतिवेदन के आधार पर जीप 
सं ० - वी 0 आर 0 आई0-4240 की चोरी से संबंधित कतिपय आरोपों के लिए श्री सिन्हा से सरकार द्वारा असैनिक सेवा 
(वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम - 55 ए के तहत स्पष्टीकरण पूछा गया । श्री सिन्हा से प्राप्त 
स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी तथा सम्यक समीक्षोपरान्त श्री सिन्हा के विरूद्ध निम्नांकित आरोप 


प्रमाणित पाये गये: 


( क ) जीप सं0 - वी 0 आर0 आई0-4240 जो दिनांक 27.10.88 को अवर प्रमण्डल सं0-1, बेगूसराय के कार्यालय 
परिसर से चोरी हो गयी इसके सुरक्षा के लिए सजग नहीं रहना न ही वहा पर सोये हुए कर्मचारियों में से किसी को 
जिम्मा सौपना, हालाकि एफ 0 आई0 आर0 दिनांक 28.10.88 को किया जाना किन्तु उच्चाधिकारियों को सूचना विलम्ब से 
देना जिससे सरकार को क्षति होना । 

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री सुरेश नन्दन सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, जल निस्सरण 
प्रमण्डल , मंझौल को विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 2135 दिनांक 27.11.01 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गयाः 

( क ) 39,491.00 (उन्तालीस हजार चार सौ इकानवे रूपये मात्र) की वसूली । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ), 2 जनवरी 2014 
उक्त दण्डादेश के विरूद्व श्री सिन्हा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी 0 डब्लू 0 जे0 सी 0 सं0-2203 / 02 
दायर किया गया, जिसमें दिनांक 11.2.02 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 287 
दिनाक 15.3.02 द्वारा राशि की वसूली की कार्रवाई को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया । 

उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 3.8.12 को अंतिम आदेश पारित किया गया है, जिसमें 
विभागीय दण्डादेश दिनांक 27.11.01 को निरस्त कर दिया गया है । पारित न्यायादेश के आलोक में मामले की समीक्षा 
सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त श्री सिन्हा के विरूद्व विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 2135 दिनांक 
27.11.01 द्वारा निर्गत दण्डादेश को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है । 
तदनुसार विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 2135 दिनांक 27.11.01 को निरस्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


गजानन मिश्र 


विशेष कार्य पदाधिकारी । 


| 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 4-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


